NON 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

28 कार्तिक 1936 (श० ) 
राँची ,बुधवार । 

19 नवम्बर , 2014 ( ई० ) 


संख्या 614 


कृषि एवं गन्ना विकास विभाग 


अधिसूचना 

17 नवम्बर, 2014 
संख्या- 05/ कृ0वि0प0- 30/ 2003 - 3216 / कृ0 -- विभागीय अधिसूचना संख्या 611 दिनांक 22 फरवरी, 2014 के 
द्वारा श्रीमती सबिता महतो , पति - स्व0 सुधीर महतो , उलियान , कदमा , जमशेदपुर को झारखण्ड राज्य कृषि विपणन 
पर्षद के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था । 

श्रीमती सबिता महतो ने दिनांक 16 नवम्बर , 2014 को अध्यक्ष , झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद के पद से 
त्याग-पत्र दे दिया है। श्रीमती महतो के त्याग -पत्र को स्वीकृत किया जाता है। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुलसे बखला, 
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक ( प्रशासन)। 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट (असाधारण) 614 – 50 । 


